PART 1) 


HARYANA GOVT GAZ ,MAY 13 , 1995 (JYST . 23 , 1917 SAKA ) 


843 


मोक निर्माण विभाग 


भवन एवं सड़क शाखा 


वृत इमावा 


दिनार 26 जुमाई , 1084 


-- 


संख्या No. 28- GA-87 - D /14.-- जैसा कि हरियाणा के राज्यपाल को प्रतीत होता है कि निम्ननिर्दिष्ट भूमि , 
को सार्वजनिक व्यय पर, सार्वजनिक ! योजनार्थ अर्थात् जिला गुड़गावां तहसील मळ, से मालपुरा (गुडगावां) सड़क के निर्माण के 

हि अगिहित की जाने वाली भूमि की मावश्यकता है । एतद्दद्वारा, मधिगृहित किया जाता है कि जिन कपित विशिष्टि 
में वर्णित भूमि की उपरोक्त प्रयोजन के लिए प्रावश्यकता है । 


वह अधिसूचना भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा के प्रावधान के अन्तर्गत उन सभी के लिए है 
जिनका इससे सम्बना हो । 


पूर्वोक्त धाराबारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए हम हरियाणा के राज्यपाल अधिकारियों को इस समय 
काम में सने अपने नौकरों और कर्मचारियों सहित, बस्ती में दाखिल होने और सर्वेक्षण करने पर धारा द्वारा अपेक्षित या 
मनुमत सभी अन्य कार्य करने का अधिकार प्रदान करते है 


कोई भी रूचि रखने वाला व्यक्ति जिसे बस्ती में किसी भूमि के अधिग्रहण पर हो , कोई मापत्ति हो यह मधि 
सूचना के प्रकाशन, की तिथि से तीन दिनों के अन्दर भूमि अधिग्रहण लपटर , लोक निर्माण विभाग बी ० एम ० भार० 
गुहगावां जिला राजस्व अधिकारी , गुड़गावां के सामने लिखित में आपत्ति दाखिल करें 


विशिष्टियां 


जिला 


तहसील 


रकबा 


खसरा नं ० 


गांव 
हवस्त सं ० 


गुड़गावां 


पाटोदी 


मऊ 


0.48 


38 


297 


3, 4. 7 , 8, 13, 14 , 18, 23 


( 212.122 ) 


कुल जोड़ 


0.48 एकड़ 


के ० एल ० मुम्जाल , 


अधीक्षक अभियन्ता , 
लो ० नि ० वि ० , भ ० तया मा ० शाखा , 

गुड़गावां । 


